सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 419 राँची , बुधवार , 


2 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

24 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

संकल्प 
25 जुलाई , 2022 


विषय : - माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के 
आलोक में श्री चन्द्र प्रकाश अस्थाना , सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश को अधिकाल 
वेतनमान ( Super Time Scale ) की स्वीकृति हेतु अधिकाल वेतनमान में 01 छाया पद 
( Supernumerary Post ) का सृजन 


संख्या 13 / वरीय उ ० न्या ० - 01 / 2019 का ० 4548 -- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 
W.P. ( S ) No. 4086/2018 , चन्द्र प्रकाश अस्थाना बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 
10.09.2021 को तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal ( C ) No. 
21181/2021 , झारखण्ड उच्च न्यायालय बनाम चन्द्र प्रकाश अस्थाना एवं अन्य मामले में दिनांक 
10.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में श्री चन्द्र प्रकाश अस्थाना , सेवानिवृत्त प्रधान जिला 
न्यायाधीश को अधिकाल वेतनमान ( Super Time Scale ) की स्वीकृति हेतु दिनांक 01.04.2012 
को अधिकाल वेतनमान में 01 ( एक ) छाया पद ( Supernumerary Post ) का सृजन किया जाता है । 
उक्त पद श्री अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2019 को समाप्त हो जायेगा । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 

वंदना दादेल , 

सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 41950 


